निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 468 ) 


__ 13 भाद्र 1931 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 4 सितम्बर 2009 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

2 सितम्बर 2009 
सं० सी० / एल0ए0 - 9 / 07 / 3479 - जे0 — विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2305 - जे0 , दिनांक 23 जून 
2009 द्वारा विधिक सेवाएं प्राधिकार अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम संख्या 37 ) के अन्तर्गत बिहार 
राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार, 
पटना का पुनर्गठन किया गया था , के क्रम में उक्त नियमावली की नियम 3 उप -नियम ( आई )(1 ) के अन्तर्गत 
नियुक्त श्री मन्धता सिंह , जिला जज - सह - अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के माननीय न्यायाधीश , 
पटना उच्च न्यायालय होने के उपरान्त उनके स्थान पर श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव एवं उप -नियम ( के ) के 
अन्तर्गत नियुक्त डा0 ( श्रीमती) सिमरित कौर के स्थान पर अनुशंसित श्रीमती डेजी बनर्जी (नारायण ) को सदस्य 
नियुक्त किया जाता है । 

( सं0सं0 सी0 / एल0ए0 - 9/ 07/ 3479 - जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 468 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


